रजिस्ट्री से. डी . एल. - 33004 /98 


REGD. NO . D . L -33004 / 98 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 1 
PART I- -- Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


सं. 134 ] 
No . 1341 


नई दिल्ली , सोमवार, जून 22 , 1998 / आषाढ़ 1 , 1920 
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22 , 1998/ASADHA 1 , 1920 


%3D 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


बाणिज्य मंत्रालय 
सार्वजनिक सूचना संख्या 17 / 1997 -- 2002 

नई दिल्ली, 22 जून , 1998 
फा . सं. 35 / 22 / 92 - पी सी ३. - वाणिज्य मंत्रालय की 22 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 7/1997 - 2002 की ओर ध्यान आकर्षित किया 
जाता है जिसके अनुसार आयात -निर्यात नीति 1997 - 2002 के अध्याय 16 की क्रम संख्या 28 -निर्यात की निषेपास्मक सूची, भाग- 2, पैराग्राफ 16 .2 
प्रतिबंधित मदें (निर्यात लाइसेंस के अधीन असमत ) में उल्लिखित प्रविष्टि में संशोधन कर दिया गया है । 

2. निर्यात - आयात नीति 1997 - 2002 के पैराग्राफ 4. 11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार , एसद्वारा 
"निर्यात और आयात मदें 1997 - 2002 का आई टी सी ( एच एस ) वर्गीकरण " नामक पुस्तक की अनुसूची - 2, परिशिष्ट - 1 में निम्नलिखित संशोधन करते 


- 


- 


3. "निर्यात और आयात मदें 1997 - 2002 का आई टी सी ( एच एस ) वर्गीकरण नामक पुस्तक की अनुसूची-2, परिशिष्ट -1 में निम्नलिखित 
प्रविष्टि को क्रम संख्या 37 के रूप में जोड़ा जाएगा । 

" 37 . निर्यात और आयात मदों का आई टी सी ( एच एस ) निर्यात अनुमत है बशर्ते कि निर्यातक वास्तविक निर्यात के 15 दिनों 
वर्गीकरण " नामक पुस्तक की अनुसूची- 2, परिशिष्ट 5 की के भीतर अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र सहित निर्धारित फार्मेट ( प्रक्रिया 
क्रम संख्या 15 से 31 में यथानिर्दिष्ट संयुक्त राष्ट्र के पुस्तक , 1997 - 2002 में पुनः उल्लिखित परिशिष्ट 18 ख ) में ऐसे 

रासायनिक हथियार समझौते की अनुसूची 3 में शामिल निर्यातों का राष्ट्रीय प्राधिकारी , रासायनिक हथियार कन्वेशन, 
• रसायनों का रसायनिक हथियार समझौते की स्टेट पार्टियों को मंत्रिमंडल सचिवालय और, विदेश व्यापार, महानिदेशालय के साथ 
जबनिर्यात किया जाता है । 

अधिसूचित करेगा । 


4. स्टेट्स जो रासायनिक हथियार, कन्वेशन की पार्टी नहीं हैं , को उपर्युक्त यथानिर्दिष्ट अनुसूची - 3 रसायनों का निर्यात , निर्यात के पैराग्राफ 
16.2 की क्रम संख्या 28 में उल्लिखित प्रविष्टि की शर्तों के अनुसार निर्यात लाइसेंसों के तहत प्रतिबंधित रहेगा । 
5. इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक ,विदेश व्यापार 


1733 GI/98 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part I - Sec . 1 ] 


1111 


MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO . 17/ 1997 — 2002 

New Delhi, the 22nd June, 1998 
File No. 35 /22 /92 -Policy Cell. III. - Attention is invited to the Ministry of Commerce Notification No. 7 / 1997 ---2002 
dated 22 June, 1998 according to which the entry appearing at S . No. 28 in Chapter 16 , Negative List of Exports , Part II , 
Paragraph 16 .2 — Restricted items (exports permitted under licence ) of the Export and Import Policy , 1997 - 2002 has been 
amended . 

2 . In exercise of the powers conferred under Paragraph 4 . 11 of the Export & Import Policy , 1997 – - 2002 , the Director 
General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Schedule 2 Appendix 1 of the book titled “ ITC (HS) 
Classification of Export and Import Items 1997 – 2002” . 

3 . The following entry shalll be added as S . No. 37 in the Schedule 2 Appendix 1 of the book titled “ ITC (HS) Classifi 
cation of Export and Import Items 1997 - 2002" . 

" 37. Chemicals included in Schedule 3 to the Chemical Export allowed subject to the condition that exporter 
Weapons Convention of the United Nations, as speci- shall notify the National Authority, Chemical Weapons 
fied at S . Nos. xv to xxxi in Schedule 2 Appendix 5 of Convention , Cabinet Secretariat and the Directorate 
the book titled " ITC (HS ) Classification of Export and General of Foreign Trade of such exports in prescribed 
Import Items" when exported to state parties to the format (Appendix 18 B , as reproduced in the Handbook 
Chemical Weapons Convention , 

of Procedures, 1997 - 2002 ) along with the End Use 

Certificate within 15 days of the actual export. 
4 . Export of Schedule 3 Chemicals , as specified , above, to States not party to the Chemical Weapons Convention shall 
continue to be restricted against export licences in terms of entry appearning at S . No. 28 of Paragraph 16 .2 of the Negative List of 
Exports . 
5 . This issues in Public interest. 

N . L . LAĶHANPAL , Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Govt. of India Press . Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 — 1998 


